सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ, 19 37 ( श०) 


संख्या 14 1 राँची , शुक्रवार 


5 फरवरी, 2016 ( ई० 


नगर विकास एवं आवास विभाग | 

. . . . . . . . . . 
अधिसूचना 

4 फरवरी 2016 
संख्या- 1/ स्था / स्था0 समिति0-02 / 2016 / न0वि0- 667 --नगर विकास एवं आवास 
विभाग अन्तर्गत निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- IV में 
अंकित स्थान विभाग में अगले आदेश तक पदस्थापित, सम्पुष्ट किया जाता है : 


क्र0 सं0 नाम / पदनाम वर्तमान पदस्थापन प्रस्तावित पदस्थापन 

स्थान 

IV 
श्री उमेश्वर नाथ अधिसूचना संख्या- 4077 स्तम्भ- || में अंकित 
तिवारी, कार्यपालक दिनांक - 04 .11. 2015 के अधिसूचना को संशोधित 
अभियंता क्रमांक - 9 द्वारा करते हुए मुख्य अभियंता 

कार्यपालक अभियंता , के तकनीकी सलाहकार , 
राँची नगर निगम के पद राँची नगर निगम के पद 
पर पदस्थापित । पर पदस्थापित । 


UU 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 5 फरवरी 2016 
| श्री कमल कुमार उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम , कार्यपालक पदाधिकारी , 
सिंह , राष्ट्रीय बचत चाईबासा के ज्ञापांक - चाईबासा नगर परिषद के 
कार्यपालक 2173 दिनांक - पद पर सम्पुष्ट । 
पदाधिकारी , पश्चिमी 15.07. 2015 द्वारा 
सिंहभूम, चाईबासा | कार्यपालक पदाधिकारी , 

चाईबासा नगर परिषद के 
पद पर अतिरिक्त प्रभार 

के रूप में प्रतिनियुक्त । 
| श्री प्रेम कुमार अधिसूचना संख्या- 4872 स्तम्भ-I|| में अंकित 
महतो, सहायक दिनांक- 31.12. 2015 के अधिसूचना को संशोधित 
अभियंता 

क्रमांक- 14 द्वारा करते हुए कार्यपालक 
कार्यपालक पदाधिकारी, पदाधिकारी , दुमका नगर 
चाईबासा नगर परिषद के परिषद के पद पर 

पद पर पदस्थापित । पदस्थापित । 
श्री रमेश कुमार अधिसूचना संख्या- 4872 स्तम्भ-||| में अंकित 
श्रीवास्तव, सहायक दिनांक - 31 .12. 2015 के अधिसूचना को रद्द किया 
अभियंता क्रमांक - 1 के द्वारा जाता है । 

कार्यपालक पदाधिकारी , 
दुमका नगर परिषद का 
अतिरिक्त प्रभार । 


2. 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल कुमार, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 14 1 - 50 । 


